निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 77 ) 


19 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 9 जनवरी 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

21 अप्रील 2014 
सं0 1स्था० - 25/ 2012 - 839/वि०स० — सभा सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी श्री विनोद कुमार विद्यार्थी को श्री 
नंद किशोर प्रसाद सिंह , अवर सचिव की दिनांक 31. 01.2014 के अप० से सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप अवर सचिव के रिक्त 
पद पर एवं श्री सुनील कुमार , प्रशाखा पदाधिकारी को श्री भूदेव राय , अवर सचिव की उप - सचिव के पद पर अधिसूचना 
संख्या 837 दिनांक 21.04.2014 द्वारा प्रोन्नति होने के फलस्वरूप अवर सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान PB- 3 , 
15600 - 39100 - ग्रेड पे 6600 रू0 में अन्य अनुमान्य भत्तों एवं विशेष वेतन के साथ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार 
द्वारा रोस्टर क्लीयरेंश की प्रत्याशा में पदभार ग्रहण की तिथि से छः माह के लिए अस्थायी रूप से प्रोन्नति दी जाती है । 

सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार से रोस्टर क्लीयरेंस संबंधी बिन्दू पर जो परामर्श प्राप्त होगा , तदनुसार आदेश 
में संशोधन कर दिया जायेगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 77 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


